रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


. 


ANALOU 


. 


CAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 6 , 2017 / फाल्गुन 15 , 1938 
NEW DELHI,MONDAY, MARCH 6 , 2017 /PHALGUNA 15 , 1938 


सं. 162] 
No. 162 ] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2017 


सा . का .नि . 202 ( अ). खाद्य निगम अधिनियम, 1964 ( 1964 का 37 ) की धारा 44 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा खाद्य निगम नियम , 1965 में और 
संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: 
1. (1 ) इन नियमों को खाद्य निगम (संशोधन ) नियम, 2017 कहा जाएगा । 

(2 ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. (1 ) खाद्य निगम नियमावली, 1965 में नियम 6 हेतु , निममोकास नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा 
अर्थात 
"6. निदेशक की फीस - अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी को 
छोड़कर, प्रत्येक निदेशक को बैठकों में भाग लेने के लिए निगम द्वारा निम्नवत फीस अदा की 
जाएगी : 


1268 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( 1)] 


मंडल 


की 


-- बैठक के प्रत्येक सत्र हेतु रुपए 8000 


( क ) निगम के निदेशक 

बैठकों में भाग लेने हेतु 


समिति 


की 


-- बैठक के प्रत्येक सत्र हेतु रुपए 7000 


( ख ) निगम की कार्यकारी 

बैठकों में भाग लेने के लिए 


( ग ) निगम के निदेशक 

गठित किसी अनय 
बैठकों में भाग लेने हेत 


मंडल 
समिति 


द्वारा -- बैठक के प्रत्येक सत्र हेतु रुपए 7000 " 
की 


[ फा . सं . 2-1 / 2017- एफसी -I] 

प्रशांत त्रिवेदी , संयुक्त सचिव 
टिपपाणी :- खाद्य निगम नियम , 1965 भारत के राजपत्र के भाग II , खंड - 3, उप - खंड - (I) में दिनांक 13 जनवरी , 
1965 की सा . का . नि . 117 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में इनमें निम्नोक्त द्वारा संशोधन किए 
गए थे 
1. सा . का .नि . 1144, दिनांक 3 अगस्त, 1965 
2. सा . का . नि . 1439, दिनांक 17 सितम्बर, 1965 
3. सा . का . नि . 1528, दिनांक 8 अक्तूबर, 1965 
4. सा . का. नि . 156 , दिनांक 28 जनवरी , 1966 
5 . सा. का . नि . 288, दिनांक 22 फरवरी, 1966 
6. सा . का . नि . 1004, दिनांक 21 जून , 1966 
7. सा . का . नि . 1188, दिनांक 27 जुलाई , 1966 
8. सा . का . नि . 1484, दिनांक 17 सितम्बर , 1966 
9. सा . का. नि . 1576, दिनांक 6 अक्तूबर , 1966 
10. सा . का . नि . 297, दिनांक 3 मार्च, 1967 
11. सा . का . नि . 1415, दिनांक 14 सितम्बर, 1967 

सा . का . नि . 1741, दिनांक 15 नवम्बर ,, 1967 
सा . का . नि . 579 , दिनांक 21 मार्च, 1968 
सा . का . नि . 819, दिनांक 29 अप्रैल, 1968 
सा . का . नि . 870, दिनांक 10 मई , 1968 

सा . का . नि . 1597 , दिनांक 29 अगस्त , 1968 
17 . सा . का . नि . 1123, दिनांक 12 मई, 1969 
18. सा . का . नि . 1978, दिनांक 18 अगस्त , 1969 

सा . का . नि . 396, दिनांक 19 मार्च, 1971 
___ सा . का. नि . 78 ( अ), दिनांक 15 फरवरी, 1972 

सा . का .नि . 343( अ ), दिनांक 18 जुलाई, 1972 

सा . का . नि . 16 ( अ), दिनांक 22 जनवरी , 1975 
23. सा . का . नि . 485 ( अ ), दिनांक 06 सितम्बर, 1975 
24. सा . का . नि . 538 ( अ ), दिनांक 24 अक्तूबर , 1975 


19. 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


25. 
26 . 
27 . 
28. 


0 


30. 


32 
33 . 


सा . का . नि . 491 ( अ),दिनांक 30 जुलाई , 1976 
सा . का . नि . 192 ( अ ), दिनांक 25 अप्रैल, 1977 
सा . का .नि . 413 ( अ ), दिनांक 25 जून , 1977 
सा. का .नि . 312 ( अ ), दिनांक 27 अप्रैल, 1981 
सा . का . नि . 78 ( अ ), दिनांक 24 फरवरी, 1982 
सा . का. नि . 658 ( अ ), दिनांक 19 अगस्त, 1983 
सा . का . नि . 146 ( अ), दिनांक 12 मार्च, 1985 
सा . का. नि . 924 ( अ ), दिनांक 20 नवम्बर ,, 1987 
सा . का . नि . 945 ( अ ). दिनांक 21 सितम्बर. 1988 
सा . का . नि . 648 ( अ ). दिनांक 12 नवम्बर.. 1997 
सा . का . नि . 776 ( अ ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1998 
सा . का .नि . 732 ( अ), दिनांक 29 अक्तूबर , 1999 
सा . का . नि . 108 ( अ),दिनांक 10 फरवरी, 2000 
सा . का . नि . 342 ( अ ),दिनांक 19 मई, 2004 
सा . का. नि . 85 ( अ ), दिनांक 10 फरवरी, 2014 


35 . 


36. 
37. 
38. 
39. 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
(Department of Food and Public Distribution ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st March , 2017 
G .S . R . 202 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964( 37 of 
1964 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965 , 
namely : 

( 1 ) These rules may be called the Food Corporations ( Amendment) Rules, 2017. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . (1) In the Food Corporations Rules , 1965, for rule 6 , the following rule shall be substituted, namely : 
“ 6 . Fees of Director. - Every Director other than the Chairman , Managing Director and a whole -time officer of the 
Government, shall be paid fees by the Corporation for attending meetings as follows: 


(a ) 


For attending Board of Directors 
meetings of the Corporation . 


Rs. 8000 for each sitting of the 
meeting . 


( b ) 


For attendingmeetings of the Executive 
Committee of the Corporation. 


Rs. 7000 for each sitting of 
meeting . 


( c ) 


For attending meetings of any other 
Committee constituted by the Board of 
Directors of the Corporation . 


Rs. 7000 for each sitting of the 
meeting ." 


[ F. No . 2-1/2017 - FC.I] 
PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy. 


Note : The Food Corporations Rules, 1965 , were published in the Gazette of India, Part- II , Section 3 , Sub -section (i) 

vide number G .S . R . 117 dated 13th January , 1965 and subsequently amended by 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PARTI-SEC:301 


[ PART II — SEC . 3 ( i ) ] 


1 G .S .R . 1144 , dated the 3rd August, 1965 
2. G .S.R . 1439, dated the 17th September, 1965 
3. G .S .R . 1528 , dated the 8th October, 1965 
4. G .S .R . 156 , dated the 28th Juanuary, 1966 
5 . G .S .R . 288 , dated the 22nd February, 1966 
6 . G . S .R . 1004 , dated the 21st June, 1966 
7. G .S.R . 1188 , dated the 27th July, 1966 
8 . G .S .R . 1484 , dated the 17th September, 1966 
9 G .S .R . 1576 , dated the 6th October , 1966 
10 . G .S .R . 297, dated the 3rd March , 1967 
11 G . S.R . 1415 , dated the 14th September, 1967 
12 . G . S . R . 1741 , dated the 15th November, 1967 
13. G .S.R . 579, dated the 21st March , 1968 
14. G .S.R . 819, dated the 29th Aprl, 1968 
15. G .S.R . 870 , dated the 10th May, 1968 
16 . G .S.R . 1597 , dated the 29th August, 1968 
17. G . S.R . 1123, dated the 12th May , 1969 
18 . G . S.R . 1978 , dated the 18th August, 1969 
19. G .S .R . 396 , dated the 19th March , 1971 
20. G .S.R . 78(E ), dated the 15th February, 1972 
21. G .S .R . 343 (E ), dated the 18th July , 1972 
22 . G .S.R . 16 (E ), dated the 22nd January , 1975 
23. G .S.R . 485(E ), dated the 06th September, 1975 
24. G .S.R . 538 (E ), dated the 24th October, 1975 
25. G .S.R . 491 (E ), dated the 30th July , 1976 
26 . G .S.R . 192 (E ), dated the 25th April, 1977 
27 . G .S . R . 413 ( E ), dated the 25th June , 1977 
28 . G .S .R . 312 ( E ), dated the 27th April , 1981 
29. G .S.R . 78( E ), dated the 24th February , 1982 
30 . G .S.R . 658(E ), dated the 19th August, 1983 
31. G .S.R . 146 (E ), dated the 12th March , 1985 
32. G .S.R . 924 (E ), dated the 20th November, 1987 
33. G .S .R . 945 (E ), dated the 21st September, 1988 
34 . G . S . R . 648 (E ), dated the 12th November, 1997 
35. G .S.R . 776 (E ), dated the 30th December, 1998 
36 . G . S . R . 732 (E ), dated the 29th October , 1999 
37. G .S.R . 108(E ), dated the 10th February, 2000 
38. G .S.R . 342 (E ), dated the 19th May, 2004 ; 
39. G .S . R . 85 (E ), dated the 10th February, 2014 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 .03 .08 
15 :20 :24 + 05 30 


